रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


" 


11.11.11.11 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 17092020-221795 

CG - DL - E - 17092020-221795 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2828 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 17 , 2020 / भाद्र 26 , 1942 
NEW DELHI , THURSDAY , SEPTEMBER 17 , 2020 / BHADRA 26 , 1942 


No.2828 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 2020 
का.आ. 3176 ( अ ) .– केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप 
खंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में NH548CC के कि.मी. 43.962 से कि.मी .76 
( सब डिविशनल ऑफिस ( रेवेन्यु ) कलेक्टर ऑफिस कंपाउंड बुलढाणा ) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण , अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन समाचार पत्र तारीख 
२०.०३.२०२० को " दैनिक विश्वजनआधार " और तारीख २१.०३.२०२० को " दैनिक मातृभूमी " दोनों में प्रकाशित किया 
गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


; 


, 


4321GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में NH548CC के कि.मी. 43.962 से कि.मी .76 ( सब डिविशनल ऑफिस ( रेवेन्यु ) 
कलेक्टर ऑफिस कंपाउंड बुलढाणा ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित 

भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 


जिले का नाम : बुलढाणा 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


भूमि का प्रकार 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुकका नाम : चिखली 


गांव का नाम : अमडापुर 


1 


1011 


निजी 


कृषक 


0.013 


श्रीराम बंसी मानकर 
( 1011 ) 


2 


1012 


निजी 


अकृषक 


0.015 


प्रसाद अण्णासाहेब देशमुख 
( 1012 ) 


3 


659 


निजी 


कृषक 


0.01 


मस्तानखा रसुलखा 
( 659 ) 


4 


659 


निजी 


कृपक 


0.005 


शाम श्रीराम पठाड़े 
( 659 ) 


गांव का नाम : पेठ 


गजानन भीमराव शेळके , श्रीपत भीमराव 


5 


247 


निजी 


कृषक 


0.0025 


शेळके 


( 247 ) 


6 


248 


निजी 


कृषक 


0.02 


शेनफड शंकर शेळके , एकनाथ शंकर 
शेळके , राजेंद्र शंकर शेळके , विश्वनाथ 
आनंदराव आगरकर 
( 248 ) 


7 


265 


निजी 


कृषक 


0.01 


ज्ञानेश्वर शंकर शेळके 
( 265 ) 


8 


36 


निजी 


कृषक 


0.22 


रामेश्वर नासिकेत शेळके 
( 36 ) 


9 


36 


निजी 


कृषक 


0.0037 


तुकाराम नासिकेत शेळके , पुरूषोत्तम 
नासिकेत शेळके 
( 36 ) 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


गांव का नाम : शिंदी हराली 


104 


निजी 


कृषक 


0.01 


तुलसीदास देवीदास गुरुदासानी 
( 104 ) 


11 


104 


निजी 


कृषक 


0.01 


प्रकाश दिगांबर गुरुदासानी 
( 104 ) 


12 


105 


निजी 


कृषक 


0.02 


रविंद्र नामदेव सपकाळ 
( 105 ) 


13 


105 


निजी 


कृषक 


0.01 


माधवराव रामभाऊ हांडगे 
( 104 ) 


14 


138 


निजी 


कृषक 


0.01 


काशिनाथ सखाराम यंगट 
( 138 ) 


15 


138 


निजी 


कृषक 


0.01 


धोंडू धनाजी बोके 
| ( 138 ) 


गांव का नाम : उत्रादा 


16 


268 


निजी 


कृषक 


0.14 


शिवाजी बाळाजी गवई 
( 268 ) 


17 


269 


निजी 


कृषक 


0.305 


गुलाबराव गणपत घोराडे 
( 269 ) 


18 


धनु सांडू साखरे 


275 


निजी 


कृषक 


0.39 


( 275 ) 


19 


276 


निजी 


कृषक 


0.07 


रामदास हिम्मतराव इंगळे 
( 276 ) 


गांव का नाम : वैरागड 


वामन ज्ञानबा आढाव 


20 


46 


निजी 


कृषक 


0.0378 


( 46 ) 


21 


46 


निजी 


कृषक 


0.0126 


देवलाल त्रंबक गव्हाणे 
( 46 ) 


22 


46 


निजी 


कृषक 


0.0136 


सुनील माधवराव तोंडे 
( 46 ) 


23 


49 


निजी 


कृषक 


0.0472 


मुरलीधर श्रीराम साठे 
( 49/2 ) 


24 


68 


निजी 


कृषक 


0.0152 


जगन्नाथ त्रंबक इथापे 
( 68 ) 


25 


84 


निजी 


कृषक 


0.0039 


रत्नमाला समाधान भटकर 
( 84/2 ) 


26 


84 


निजी 


कृषक 


0.0286 


वत्छलाबाई जगन्नाथ भंडारे , मधुबाला 
तेजराव जाधव , मंगला आसाराम साळवे , सुरेश 
जगन्नाथ भंडारे , जनार्दन जगन्नाथ 
भंडारे , सुनील जगन्नाथ भंडारे , जगदीश 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) 


जगन्नाथ भंडारे , अनिल जगन्नाथ भंडारे , लता 
अनिल भंडारे , पूजा अनिल भंडारे , धीरज 
अनिल भंडारे 
( 84/1 ) 


27 


84 


निजी 


कृषक 


0.0246 


समाधान शिवराम भटकर 
( 84/2 ) 


कुल 


1.4577 


[ 91. İ . RW / NH - 12014 / 139 / 2016 / MAH - P6 / 3D ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 17th September , 2020 
S.O. 3176 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance , 
management and operation of NH548CC on the stretch of land from Km . 43.962 to Km . 76 ( Sub Divisional 
Office ( Revenue ) Collector Office Compound Buldhana ) in the district of BULDHANA in the State of 
MAHARASHTRA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Vishwa Jan 
Adhar ” Dated 20.03.2020 and “ Dainik Matrubhoomi ” dated 21.03.2020 ; under sub - section ( 3 ) of 
scction 3A of the said Act : 


And whercas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the land specificd in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH548CC in 
the stretch of land from Km . 43.962 to Km . 76 ( Sub Divisional Office ( Revenue ) Collector Office 

Compound Buldhana ) in the district of BULDHANA in the State of MAHARASHTRA 


State : MAHARASHTRA 


District : BULDHANA 


Type of Land 


Nature of Land 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Chikhli 


Village : Amdapur 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


1 


1011 


Private 


Agriculture 


0.013 


Shriram Bansi Mankar 
1011 


2 


1012 


Private 


NonAgriculture || 0.015 


Prasad Annasaheb Deshmukh 
1012 


3 


659 


Private 


Agriculture 


0.01 


Mastankha Rasulkha 
659 


4 . 


659 


Private 


Agriculture 


0.005 


Sham Shriram Pathade 
659 


Village : Peth 


5 


247 


Private 


Agriculture 


0.0025 


Gajanan Bhimrao Shelke , Shripath 
Bhimrao Shelke 
247 


6 


248 


Private 


Agriculture 


0.02 


Shenfad Shankar Shelke , Eknath 
Shankar Shelke , Rajendra Shankar 

Shelke , Vishwanath Anandrao Agarkar 
248 


7 


265 


Private 


Agriculture 


0.01 


Dnyaneshwar Narayan Shelke 
265 


8 


36 


Private 


Agriculture 


0.22 


Rameshwar Nasiket Shelke 
36 


9 


36 


Private 


Agriculture 


0.0037 


Tukaram Nasiket Shelke , Purushottam 
Nasiket Shelke 
36 


Village : Shindi Harali 


10 


104 


Private 


Agriculture 


0.01 


Tulshidas Devidas Gurudasani 
104 


11 


1 


104 


Private 


Agriculture 


0.01 


Prakash Digambar Gurudasani 
104 


12 


105 


Private 


Agriculture 


0.02 


Ravindra Namdev Sapkal 
105 


13 


105 


Private 


Agriculture 


0.01 


Madhavrao Rambhau Handge 
104 


14 


138 


Private 


Agriculture 


10.01 


Kashinath Sakharam Yungat 
138 


| 15 


138 


Private 


Agriculture 


0.01 


Dhondu Bhikaji Boke 
138 


Village : Utrada 


16 


268 


Private 


Agriculture 


0.14 


Shivaji Balaji Gawai 
268 


17 


269 


Private 


Agriculture 


0.305 


Gulabrao Ganpat Ghorade 
269 


18 


275 


Private 


Agriculture 


0.39 


Dhanu Sandu Sakhare 
275 


19 


276 


Private 


Agriculture 


0.07 


Ramdas Himmatrao Ingle 
276 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Village : Vairagad 


20 


46 


Private 


Agriculture 


0.0378 


Vaman Dnyanaba Adhao 
46 


21 


46 


Private 


Agriculture 


0.0126 


Devlal Trambak Gavhane 
46 


22 


46 


Private 


Agriculture 


0.0136 


Sunil Madhavrao tonde 
46 


23 


49 


Private 


Agriculture 


0.0472 


Murlidhar Shriram Sathe 
49/2 


24 


68 


Private 


Agriculture 


0.0152 


Jagannath Trambak Ithape 
68 


25 


84 


Private 


Agriculture 


0.0039 


Ratnamala Samadhan Bhatkar 
84/2 


26 


84 


Private 


Agriculture 


0.0286 


Vacchalabai Jagannath 
Bhandare , Madhubala Tejrao 
Jadhav , Mangla Aasaram Salve , Suresh 
Jagannath Bhandare , Janardhan 
Jagannath Bhandare , Sunil Jagannath 
Bhandare , Jagdish Jagannath 
Bhandare , Anil Jagannath 
Bhandare , Lata Anil Bhandare , Pooja 
Anil Bhandare , Dhiraj Anil Bhandare 
84/1 


27 


84 


Private 


Agriculture 


0.0246 


Samadhan Shivram Bhatkar 
84/2 


TOTAL 


1.4577 


[ F. No. RW / NH - 12014 / 139 / 2016 / MAH - P6 / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Dy . Sccy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR Orgıtally signed by MANOJ KUMAR 
VERMA 


VEWMA 
Cure : 2020.09.17 21:24:04 + 0'30 


